रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 3 , 2017 / आषाढ़ 12 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY, JULY 3, 2017/ ASADHA 12, 1939 


सं . 590 ] 
No. 590 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2017 

सं . 20/ 2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 823( अ ). केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 2002 ( 2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा ( 3) 
के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद - शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, 
खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 361( अ) तारीख 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग) की अधिसूचना 28/2002-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 13 मई , 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् : 
2. उक्त अधिसूचना में , 
(i) सारणी में , क्रम सं . 3 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ ( 2) में , “ ऐसा एथनोल , जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का 

संदाय किया गया है" शब्दों के स्थान पर , “ ऐसा एथनोल , जिस पर , यथास्थिति , समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर , 

संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 

के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा , अर्थात् :-- 
स्पष्टीकरण 2 _ “ समुचित केंद्रीय कर , राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर ” से केंद्रीय माल और सेवा कर 
अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा 
उद्ग्रहणीय कर, राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे । । 


4091 GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


3. उक्त अधिसूचना में , 
(i) सारणी में , क्रम सं. 4 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ ( 2) में , " ऐसा एथनोल , जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का 

संदाय किया गया है " शब्दों के स्थान पर, “ ऐसा एथनोल , जिस पर, यथास्थिति , समुचित केंद्रीय कर , राज्य कर , 

संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है " शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 

के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-- 
स्पष्टीकरण 2 - " समुचित केंद्रीय कर , राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर ” से केंद्रीय माल और सेवा कर 
अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा 
उद्ग्रहणीय कर , राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर , एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे । । 
4. उक्त अधिसूचना में , 
(i) सारणी में , क्रम सं . 5 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ (2) में , “ऐसा बायो डीजल , जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का 

संदाय किया गया है” शब्दों के स्थान पर , “ ऐसा बायो डीजल , जिस पर, यथास्थिति , समुचित केंद्रीय कर , राज्य 

कर , संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है " शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 

के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 
स्पष्टीकरण 2 — “ समुचित केंद्रीय कर , राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर " से केंद्रीय माल और सेवा कर 
अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा 
उद्गृहणीय कर, राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे । । 

[ फा . सं . 354/119/ 2017-टीआरयू ] 


रुचि बिष्ट, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd July , 2017 


No . 20 / 2017 -Central Excise 
G . S . R . 823 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), read with sub -section (3 ) of section 147 of the Finance Act , 2002 (20 of 2002 ), 
the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 
the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue), No . 28/ 2002 -Central Excise, dated the 13th May, 2002, published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G . S .R . 361(E ), dated 
the 13th May, 2002 , namely : 
2 . In the said notification , in the entry in column ( 2 ) against S . No. 3 , — 
(i) for the words “ ethanol on which appropriate duties of excise have been paid ” the words 

“ ethanol on which appropriate central tax , State tax , Union territory tax or integrated tax , as the 

case maybe , have been paid ” shall be substituted ; 
( ii ) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof , and after Explanation 1 , as so 

numbered , the following Explanation shall be added , namely : 


[ भाग II - खण्ड 3(1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" Explanation 2 . — “ appropriate central tax , State tax , Union territory tax and integrated tax " shall mean the 
central tax , State tax , Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services 
Tax Act, 2017 (12 of 2017 ) , State Goods and Services Tax Act of the State concerned , the Union Territory 
Goods and Services Tax Act , 2017 (14 of 2017 ) and the Integrated Goods and Services Tax Act , 2017 ( 13 
of 2017). ” 


3 . 


In the said notification , in the entry in column ( 2 ) against S . No. 4 , — 


(i) 


for the words “ ethanol on which appropriate duties of excise have been paid ” the words 
“ ethanol on which appropriate central tax , State tax , Union territory tax or integrated tax , as the 
case maybe , have been paid ” shall be substituted ; 


(ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 , as so 

numbered , the following Explanation shall be added , namely : 


“ Explanation 2 . — “ appropriate central tax , State tax , Union territory tax and integrated tax " shall mean the 
central tax , State tax , Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services 
Tax Act , 2017 (12 of 2017 ), State Goods and Services Tax Act of the State concerned , the Union Territory 
Goods and Services Tax Act , 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 
of 2017 ). ” 


4 . 


In the said notification , in the entry in column (2 ) against S . No . 5 , 
(i) for the words " bio -diesel on which appropriate duties of excise have been paid ” the words 

" bio -diesel on which appropriate central tax, State tax , Union territory tax or integrated tax, as the 

case maybe, have been paid ” shall be substituted ; 
( ii ) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof , and after Explanation 1, as so 

numbered , the following Explanation shall be added , namely : 


“ Explanation 2 . — “ appropriate central tax , State tax , Union territory tax and integrated tax " shall mean the 
central tax , State tax , Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services 
Tax Act , 2017 (12 of 2017 ), State Goods and Services Tax Act of the State concerned , the Union Territory 
Goods and Services Tax Act , 2017 ( 14 of 2017 ) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 
of 2017). ” 


[ F. No . 354/ 119/ 2017-TRU] 

RUCHIBISHT, Under Secy. 
शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2017 
सा . का . नि . 824 ( अ ). - भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 785 ( अ ) तारीख 
30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 50/ 2017- प्रतिकर 
उपकर (दर), तारीख 30 जून , 2017, 

(i) पृष्ठ 128 की पंक्ति 34 में , “ शर्त संख्या 82" के स्थान पर “ शर्त संख्या 79 ” पढ़ें ; 
( ii) पृष्ठ 128 की पंक्ति 37 में , "82" के स्थान पर "79” पढ़ें ; 
(iii) पृष्ठ 129 की पंक्ति 13 में , " शर्त संख्या 83 या शर्त संख्या 84 ” के स्थान पर “ शर्त संख्या 80 या शर्त संख्या 

81 " पढ़ें ; 
(iv ) पृष्ठ 130 की पंक्ति 24 में , “ तीन प्रतिशत से अधिक नहीं " के स्थान पर “पांच प्रतिशत से अधिक नहीं ” पढ़ें । 

[ फा . सं. 354/119/ 2017-टीआरयू ] 

मोहित तिवारी , अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 3rd July, 2017 


G .S . R . 824 ( E ). — In the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No . 50 / 2017 -Customs, dated the 30th June , 2017, published in the Gazette 
of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G .S . R . 785 ( E ), dated the 
30th June, 2017 , 

(i) At page 287 in line 27, for “ Condition No. 82” , read “ Condition No.79”; 
( ii ) At page 287 in line 30 , for “ 82” , read “ 79” ; 


( iii) Atpage 288 in line 2 , for “ Condition No. 83 or 84 ” , read “ Condition No. 80 or 81” ; 


(iv ) At page 289 in line 25 , for “ shall not exceed 3 % ” , read “ shall not exceed 5 % ” . 


[F . No. 354 /119 /2017 - TRU ] 


MOHIT TEWARI, Under Secy . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
- Date : 2017 .07. 03 23 :21:43 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


